निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 46 


22 कार्तिक 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

13 नवम्बर 2013 ( ई० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन, आई 0 ए0 , आई0 एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


2-2 


भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम . भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


3-3 


पूरक 


भाग - 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2013 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


परिवहन विभाग 


आदेश 

1 नवम्बर 2013 
सं० 2/ सी.एम.टी.- 46/ 2011-5602 — जिला पदाधिकारी , बांका के पत्रांक 912 ( गो ० ) दिनांक 26.10.2013 के 
आलोक में मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 
बांका में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की 
धारा-200 के अन्तर्गत उल्लिखित धाराओं यथा 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 
189, 190 , 191, 192 , 194, 196 या 198 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए अधिसूचना निर्गत होने 
की तिथि से अगले एक वर्ष के अवधि के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । शमन की राशि उक्त 
धाराओं में निहित राशि से कम नहीं होगी । 
क्रमांक पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम 

कार्य क्षेत्र 


1 


श्री अब्दुल रज्जाक , वरीय उप - समाहर्ता, बांका 


बांका 


2 


श्री देवेन्द्र प्रताप शाही, वरीय उप - समाहर्ता, बांका 


बांका 


3 


श्री प्रभात कुमार, वरीय उप - समाहर्ता, बांका 


बांका 


4 


श्री ललित कुमार सिंह , वरीय उप - समाहर्ता, बांका 


बांका 


5 


डॉ 0 राम बाबू कुमार, वरीय उप - समाहर्ता, बांका 


बांका 


2. जिला पदाधिकारी , बांका अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के 
संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन विभाग के मुख्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) -अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2013 


3 


भाग -9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
No. 1812 - I, Shivam S /o Ashok Aounshuman, R/ O 187 - B, Sahdeo Mahto Marg , 


S.K.Puri, Patna - 13 declare vide afdvt. No. 3568 dated 27-07-2013 that now onwards I shall be 


known as Shivam Singh for all future purposes . 


SHIVAM . 


No. 1813 — That I Ravindra kumar, S /o late Shiv Nandan Pd . R /o Yarpur Rajputana N.C. 
Ghosh Lane , New Jakkanpur Patna declare vide affi.2283 dated 19-08-2013 now onwards my 
son master Abhishek Shall be known as Abhishek Vikrant Singh for all Further purposes. 


RAVINDRA KUMAR . 


No. 1905 - I, Jayant Kumar , S / O Mithilesh Kumar Pandey of Village Bahilwara, 
Po .-Azijpur, Dist.- Muzaffarpur will be know as Jayant Pandey from 17-03-2012 . 


JAYANT KUMAR . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


